रजिस्ट्री से डीएल -33004/97 


REGD. NO. D.L.-33004/ 97 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


भागा - खणा 
PART - Section I 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स- 89 ] 
No. 891 


नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20 , 1997 /वैशाख 30 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 20, 1997/NAISAKHA 30 , 1919 


वित्त मंत्रालय 


( मार्मिक कार्यविभाग ) 


अधिसूचमा 


नई दिल्ली, 20 मई, 1997 


14-दिवसीय राजकोषीय हुरियों की नीलामी द्वारा विक्री की योजना 


सं. एफ . 2 ( 1 ) डब्ल्यू. एसएम. / 97. - भारत सरकार एतद्नारा " 14 - दिवसीय/ भारत सरकार राजकोषीय इंडियों " ( इसके बाद इसे 
" हुंडियों " कहा जाएगा ) की नीलामी के आधार पर विक्री को अधिसूचित करती है । 


मुख्य विशेषताएं : 

2. इस योजना के अधीन हुंडियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग , मुंबई द्वारा नीलामी के आधार पर की जाएगी । नीलामी की 
तारीख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर घोषित की जाएगी । हुंगिया बट्टा मूल्य पर निर्गमित की जाएंगी । प्रतियोगी बोलियों के मामले में बट्टा 
दर और तदनुरूप निर्गम मूल्य प्रत्येक नीलामी में निर्धारित किया जाएगा । सफल प्रतियोगी बोलियां नीलामी में निर्धारित न्यूनतम मट्टा मूल्प जिसे "नियत " 
मूल्य कहा जाता है , पर स्वीकार की जाएंगी । "नियत " मूल्य से अपेक्षाकृत न्यून पेशकश मूल्यों पर अन्य बोलियांरद्द कर दी जाएंगी । प्रत्येक नीलामी 
में स्वीकृत " गैर - प्रतियोगी बोलियों की सांकेतिक ( नामिनल ) " राशि प्रतियोगी बोलियों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी । गैर - प्रतियोगी 
बोलियां नीलामी में स्वीकृत प्रतियोगी बोलियों के आधार पर निर्धारित भारशित औसत मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी । 


निवेश की पात्रता : 


3. हुंडियां भारत में किसी भी व्यक्ति , फर्म, कंपनी, निगमित निकाय अथवा संस्था, राज्य सरकारों, पात्र भविष्य निधियों और नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा 
धारित की जा सकती हैं । पात्र भविष्य निधियां ऐसी गैर - सरकारी भविष्य निधिया है जो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं 


1243GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 


Sec . 1 ) 


विविध उपबंध अधिनियम , 1952 द्वारा संचालित की जाती है जिनकी निवेश पति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । राज्य सरकारें, पात्र भविष 
निधियों और नेपाल राष्ट्रबैंक नीलामियों में गैर - प्रतियोगी आधार पर भाग लेंगे । 


न्यूनतम भभिवान : 


4. इंडिया न्यूनतम 25,000 रुपए ( केवल पच्चीस हजार रुपए) की राशि और 25 ,000 रुपए के गुणों में निगमित की जाएंगी । अलग - अलग 
बोलियों की कोई सीमा नहीं होगी । 


स्वरूप : 


हुरिया वचनपत्र के रूप में /एस. जी . एल . खाते में जमा करके मिगीमत की जाएंगी । 


हस्तान्तरणीपता : 

6. हरियो स्किप/ एस. जी.एल. खाते के रूप में निगमित राजकोषीय इंडियों पर लागू लोक ऋण अधिनियम, 1944 और लोक प्राण नियमावली, 
1946 के अनुसार हस्तान्तरणोप होगी । 


मापसी - भदापनी : 

7. इरियों की वापसी - अदायगी उनके निर्गम की तारीख से 14 दिनों की समाप्ति पर सममूल्य पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के लोक लेखा 
विभाग में की जा सकती है । 


14- दिवसीप राणकोपीयों की नीलामी पर खरीद के लिए निविदा 
8 . ( i) हुरियों की बिक्री के लिए नीलामी संबंधी प्रक्रिया का पौरा/नीलामी की तारीख, आदि की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की 

जाएगी । 


( ii ) राज्य सरकारों और नेपाल राष्ट्रक से भिन्न अन्य निवेशक रियों के निर्गम हेतु अपनी निषित इस प्रयोजन हेतु विहित फार्म 

( मन ) में प्रसात करेंगी भारतीयरिजर्वक, लोकलेखाविभाग, मंगा से प्राप्तकिया जा सकता है रिणकानारामीलामी 
को मधिसूचना के परमात् राज्य सरकारें और नेपाल राष्ट्र बैंक प्रबम्बक , भारतीय रिजर्व बैंक , मुंबई को नीलामी से एक दिन पूर्व 
अथवा नीलामी वाले दिन याकग कार्यघण्टों की समाप्ति से पूर्व टेलेक्साअनुलिपि तारा सीधेही निविदा की राशि के बारे में परामर्स 
देंगे । प्रतियोगी बोलीदाता अलग - अलग फामों में भिन्न -भिन्न मूल्यों पर कई मापदाएं प्रस्तुत कर सकता है । गैर - प्रतियोगी 
पोलीदाता केबल एकही गोली प्रस्तुत कर सकता है । मावस्पकमरों जैसेकिडीका समितिक ( मामिनल ) मूल्प, प्रति 100 रुपए मूल्प 
जिस पर हरियों की खरीद करने का प्रस्ताव है, से राहत आवेदन - पत्र आवकको बताए बिना रदकिए जा सकते है । 


( ii ) इरियों के लिए निविदाएं केवल भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, मुंबई में ही प्राप्त की जाएंगी । 


(iv ) भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वह यदि उचित समझे तो कोई कारण बताएं बिनाकिसी 

बोली अथवा सभी बोलियों को पूर्णत: अथवा मांशिक रूप में स्वीकृति दे मषवा रद्द कर दे । 


(iv) नीलामी के परिणाम भारतीयरिजर्व बैंक , लोकलेखाविभाग, मुंबईचारा प्रदर्शितकिए जाएंगे और सफल बोलीदाता/निर्धारित तरीके 

से अपेक्षित राशिको भारतीय रिजर्व बैंक , मुंबई में जमा करेगाकरेंगे । 


राष्ट्रपति के मादेश मे, 
मे. एस. माधुर, अपर सचिव 


[ भाग - खण्ड 


भारतका राजपत्र असाधारण 


__ _ _ _ ___ भारत का राजपत्र : 

अनुप 


मुख्य महाप्रबंधक, 
भारतीय रिजर्व बैंक , 


प्रिय महोदय, 


भारत सरकार को 14-दिवसीय राजकोषीय हलियों के लिएलिया । 


रारा 


I 


. 


LAILI 


। 


अधोहस्ताक्षरी म/हम एतदद्वारा आपके परिसर में की जाने वाली नीचेनिर्धारित नीलामी में 14-दिवसीय राजकोषीयरियों की खरीद के लिए 
प्रस्ताव करता हूं/ करते हैं । 


(i ) नीलामी की तारीख : 
(ii) निविदादाता का नाम : 
( iii ) पता : 
( iv ) दूरभाष संख्या : 
( v ) एस . जी . एल . खाता संख्या , 

पी.ए. सी., मुंबई 

( 14-दिवसीप राजकोषीय हुरियों के लिए) 
( vi ) डी.ए. डी., मुंबई में चालू खाता संख्या : 
(vii ) 14 -दिवसीप राजकोषीय हुरियों 

का सांकेतिक मूल्य : 
( viii ) 14-दिवसीय राजकोषीय इंडियों 

का कुल खरीद मूल्य : # 
( ix ) वह मूल्य जिस पर ये हुंडियां प्रति 

एक सौ ( सांकेतिक ) खरीद के लिए 
प्रस्तावित है : 23 


रुपए 


रुपए 


(दोमामलव मेक तक ) 


( x ) वह प्रपत्र जिसमें राजकोषीय हुरियों 

के लिए सहायक सामान्य बही खाता / 
सिक्रप की आवश्यकता होती है : 


वचन : 


1. म/हम सहमत हूँ/ वचन देता हूँ/ देते है कि मेरी/ हमारी बोली स्वीकार कर लिए जाने पर म/हम आपके कार्यालय से स्वीकृति पत्र तत्काल प्राप्त 
कर लूंगा/ लेंगे और उसमें उल्लिखित दिन को/ समय पर अपेक्षित धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक , फोर्ट , मुंबई में जमा कर दूंगा/ दंगे । माहम स्वीकृत बोली के 
प्रस्ताव मूल्य के समतुल्य मूल्य के लिए हमारे चालू खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंकको प्राधिकृत करता करते है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


मैंने/हमने नीलामी के लिए बोली की शर्ते पढ़ ली है और उनका पालन करने का वचन देता है/ देते है । 


x 


( पहला) 


हस्ताक्षर 


xx ( पहला) 


हस्ताक्षर : 


पदनाम 


: 


पदनाम 


: 


( दूसरा ) 


हस्ताक्षर 


( दूसरा ) 


हस्ताक्षर 


: 


पदनाम 


पदनाम 


: 


: 
बोलीदाता/बोलीदाताओं की कार्यालय मुहर 


# गैर -प्रतियोगी गोलीदाताओं मरा न भरा जाए । 
x जिनें , पी. ए. सी ., में रखे एस . जी . एल. खाते में कार्य प्रचालन का अधिकार प्राप्त है । 
xx गि , ग. ए. सी . भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में रखे चालू खाते में कार्य- प्रचालन के लिए प्राधिकृत किया गया है ( जहां लागू हो) । 
5 . जो लागूम हो उसे काट दें । 


टिप्पणियां 


1. यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर किए गए है तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही दी जाए । गवाहों के हस्ताक्षर के साथ उनका पूरा नाम , 
व्यवसाय और पता दिया जाए । 
2. यदि आवेदन किसी पंजीकृतनिकाय के नाम से किया जाता है तो निम्नलिखित प्रलेख, यदि वे लोक प्रण कार्यालय में पहले से पंजीकृत म किए 
गए हों , निवेश की धनराशि सहित लोक प्रण कार्यालय को प्रस्तुत किए बाएं : 

(1 ) सम्मिलन/ पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र अथवा नारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय की मुहर सहित उसकी सत्यापित प्रति । 
(2 ) कंपनी/निकाय के संगम ज्ञापन तथा संगत अनुच्छेद या नियमों और विनियमों/ उप -नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियो । 
( 3 ) कंपनी/निकाय की मार से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों के पक्ष में उसके / उमके विधिवत् 

अधिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ( इसाक्षरों ) सहित संकल्प की प्रमाणित प्रति । 


सरकारी स्टाक पचीस हजार रुपए की न्यूनतम राशि और उसके गुणों में जारी किया जाएगा । 
प्रत्येक बोली के लिए प्रतियोगी बोलीदाताओं द्वारा पृषक -निविदा फार्म भरा जाए । 
नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, मुंबई में प्रदर्शित किए जाएंगे । 


भरतीय रिजर्व बैंकको यह पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वह यदि उचित समझे तो कोई कारण बताए बिना ही किसी एक अथवा सभी 
प्रतियोगी मोर गैर - प्रतियोगी दोनों बोलियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे । 


5. निविदाकर्ता नीलामी के परिणामों की जांच स्वयं करें और यदि वह सफल हो तो भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखा विभाग, मुंबई से निविदा का 
स्वीकृति - पत्र प्राप्त कर लें । 


6. प्रतियोगी बोलीदाताओं की स्वीकार की गई निविदाओं के मामले में , राजकोषीय हुंगियो उस मूल्य पर जारी की जाएंगी जिस पर बोलीदाता ने इसे 
सालमें प्रस्तावित किया है । 


7. प्रतियोगी बोलीदाताओं और भविष्य निधियों द्वारा भुगतान डी.ए. सी ., मुंबई में रखे उनके चालू खाने में जमा करके प्रभावीकिया जाएगा यदि उसके 
लिए भारतीय रिजर्व बैंकको प्राधिकृतकिया जाए या भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई या बैंकर के भुगतान आदेश में नकदकिया जाएगा और अपेक्षित राशि घोषणा 
के कार्य दिवस से अगले दिन सा भी मामला हो, भारतीयरिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग , मुंबई में जमा की जाएगी । राज्य सरकारों के मामले में यह भुगतान 


[ भाग - खण्ड1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सी . ए. एस., भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के पास रखे उनके खाते में जमा करके किया जाएगा । नेपाल राष्ट्र बैंक के मामले में यह भुगतान सी. ए. डी ., भारतीय 
रिजर्व बैंक , कलकत्ता के पास रखे उनके खाते में जमा करके किया जाएगा । 


8. इंडियास्क्रिप के रूप में या उन पार्टियों, जिनके ऐसे खाते भारतीय रिजर्व बैंक , लोक लेखाविभाग, मुंबई के पास है , के एस . जी . एल. खाते में जमा 
करके आरी की जाएंगी । 


9. हुंडियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा लोक ऋण नियमावली, 1946 की शतों के अन्तर्गत, जिस हद तक इसके प्रावधान स्क्रिप रूप/एस. जी 
एल. खाते में जारी राजकोषीय इंडियों पर लागू होती है , हस्तांतरणीय है ।स्क्रिप रूप वाली हुडियो पृष्ठोकन एवं सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरणीय है । 


10 . उनकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् हुडियों की वापसी- अदायगी केवल भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा कार्यालय, मुंबई में होगी । 
11 . समय पर भुगतान सुविधाजनक बनाने के लिए विधिवत् विमोचित स्क्रिप के रूप वाली हुंडियां वापसी- अदायगी हेतु परिपक्वता की तिथि से तीन 
दिन पूर्व बैंकरों के माध्यम से अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, मुंबई में प्रस्तुत की जा सकती है । 


A 


पक्क 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 मई , 1997 


नीलामी द्वारा 91 दिवसीय राजकोषीय एडियों की बिक्री की योजना 


संख्या एफ 2 ( 1 ) बल्यू एण्ड एम / 97 ( 1 ) : - भारत सरकार एतद्दारा नीलामी द्वारा 91 दिवसीय राजकोषीय हुँरियों की बिक्री की योजना 
से संबंधित अपनी दिनांक 4 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या एफ 2 ( 17 ) - बल्यू एण्ड एम/92 द्वारा यथा - संशोधित वित्त मंत्रालय की दिनांक पहली 
जनवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या एफ 2( 17 ) - सरल्यू एण्ड एम/92 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , 


( क ) पैराग्राफ 2 में , " राज्य सरकारों और पात्र भविष्य निधियों से " गैर - प्रतिस्पर्धी बोलियों के स्थान पर , निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया 

जाएगा, अर्थात् : " राज्य सरकारों, पात्र भविषय निधियों और नेपाल राष्ट्र बैंक से गैर - प्रतिस्पर्धी बोलिया " । 


( ख ) पैराग्राफ 3 में, " भारत में " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा जाएगा, अर्थात: - " और नेपाल राष्ट्र बैंक ", तथा " राज्य सरकारों 

और पात्र भविष्य निधियों " भाग के स्थान पर निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: " राज्य सरकारें, पात्र भविष्य निधियां 
और नेपाल राष्ट्र बैंक " । 


( ग ) 


पैराग्राफ9 ( 11 ) में , " राज्य सरकारों के अतिरिक्त इच्छक निवेशकों " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा जाएगा, अर्थातः " और 
नेपाल राष्ट्र बैंक " और "रिजर्व बैंक , राज्य सरकारों द्वारा नीलामी की अधिसूचना के पश्चात् ", शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा 
जाएगा, अर्थात् " और नेपाल राष्ट्र बैंक " । 


राष्ट्रपति के आदेश से , 


जे. एस. माथुर, अपर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec. 1] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May , 1997 
Schome for sale of 14 day Treasury Bills by Auction 
No. F . 2 (1)- W & M /97: — The Government of India hereby notifies the issue of 
“ 14 day/Government of India Treasury Bills " (horoinafter the " Bills " ) on auction basis . 
Kain Features : 


2 . Under this chene , the Bills will be gold by the Reserve 
Bank of India , Public Accounts Department , Mumbai on auction 
basis . The date of auction will be announced by the Reserve Bank 
of India frou time to time . The Bills would be issued at a dis 
counted price . In respect of conpetitive bids , the rate of dis 
count and the corresponding issue price would be deterained at 
each Auction . Successful conpetitive bids will be accepted upto 
the pininum discounted price called cut ott price determined at 
the auction . Other Conpetitive bids at lower offer prices than 
the cut off price will be rejected . The noninal amount of non 
competitive bids that may be accepted at each auction will be 
decided by the Reserve Bank of India along - with competitive bids . 
The non - competitive bids will be accepted at the weighted average 
price arrived at on the basis of the competitive bids Accepted at 
the auction . 


Eligibility for Investuont : 


3 . The Bills may be held by any person , firo , company , corpo 
rate body or institution , State Governaents , eligible provident 
funds in India and the Nepal Rastra Bank . Eligible Provident 
funds are those non - governaent provident funds governed by the 
Provident Funds Act, 1926 and enployees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1962 whose investment pattern is 
decided by Government of India . State Governments , eligible 
provident funds and the Nepal Rastra Bank would participate at 
the auctions on non - conpetitive basi . . 


Miniaun Subscription : 


4 . The billa will be issued for a minimum amount of Rs . 26 , 000 / 
( Rupees twenty five thousand only ) and in sultiples of 
R $ . 25 , 000 / - . There will be no limit on individual bido . 


Port : 


in 


the form of 


Promissory 


3 . The Bills will be segued 
Note / credit to SGL Account . 


Transferability : 


6 . The bills will be transferable in terng of the Public Debt 
Act , 1944 and Public Debt Rules , 1946 , insofar as they are 
applicable to A Treasury Bill , iagued in the forı of scrip / 8 . G . L . 
Account . 


[ MTI- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ropayment : 


7 . The B111s will be repaid at par on the expiration of 14 days 
from the date of their 1ssue only at the Public Accounts Depart 
ment of the Reserve Bank of India , Mumbat: 


Tondors for purchase of 14 day Government of India Treasury B1118 
Auction : 


8 . ( 1 ) Details of the procedure relating to auction for 

sale of the B1113 / dato of auction , etc . , w111 
be announcod by the Reserve Bank of India . 


( 11 ) Intonding Investors other than State Governments and 

the Nopal Rastra Bank should submit their tonder for the 
tssue of 51118 in the Form as prescribed for the purpose 
( Annexure ) which can be obtained from the 
Reserve Bank of India , Public Accounts Department , Mumbai, 
After Notification of an auction by the Roserve Bank , 
State Governments and the Nepal Rastra Bank will advise 
Manager , Reserve Bank of India , Mumbat direct by 
Telex /Facsimile the amount of tender before the day of 
auction or on the day of the auction before the close of 
banking hours . A competitive bidder can submit multiple 
tendors at differont prices in soparato forms. A non 
competitive bidor w111 submit only one bid . Applications 
which do not contain necessary details such as the 
nominal value of the B111 , the price per Rs . 100 / - at which 
the B1118 are proposed to be purchased aro 1table to be 
rejoctod without reference to the applicant . 


( 111) Tendors for the B111s will be received only at the 

Reserve Bank of India , Public Accounts Department , 
Mumbat . 


( iv ) The Reserve Bank of India will have the full 

discretion to accept or roject any or all the 
bids other wholly or partially , 11 deemed 
fit , without assigning any reason . 


( v ) The results of the auction would be displayed 

by the Rosorve Bank of India , Public Accounts 
Department , Mumbat and the successful bidder / s 
will be required to deposit the requisito amount 
in the prescribed manner at Reserve Bank of India , 
Mumbat , 


By Order of the President 
J. S . Mathur, Addil. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART Sec. 1 ] 


ANNEXURE 


The Chief General Manager , 
Reserve Bank of India , 
Mumbat. 


Dear Sir , 


Tender for Government of India 14 day 
Treasury Bills 


1 /We , the undersigned , hereby tender for purchase 14 day treasury 
bills as set out below at the auction to be held at your premises . 


( 1 ) 


Date of auction 


( 11 ) 


Name of Tenderer 


( 111 ) Address 
( 10 ) Telephone No . 
(v ) SGL Account No . , PAD , Mumbat 

( for 14 day Treasury B1118 ) 
(v1) Current Account No , at DAD , Mumbat 
(v11) Nominal value of 14 day Treasury B1115 

Rs . 
(1111 ) Total purchase price of the 14 day Treasury B1118 * Rs . 
( 1x ) The price at which the 6111s are proposed to be the 
purchased per Rs. one hundrod ( nominal ) 

( upto two decimals ) 
( x ) Form in which Troasury B111s are required 

Subsidiary Goneral Lodgor Account / Scrip $ 


RS . 


Undortaking 


On your acceptance of my /our bid , I /We , agree / undertake to immediately 
collect the letter of acceptance from your office . I /We undertake to 
doposit the requisito amount at Reserve Bank of India , Mumbat , on the 
day / timo , as indicated thoroin , I /We authorise Reserve Bank of India , 
Mumba1 to dobit our Current Account for value equivalent to the offer 
value of acceptod bid . 


I /We have read the terms and conditions for the bid for the auction 
and horoby undortako to abide by them . 


* ( 1st ) 


Signature : 


* * ( 1st ) 


Signature : 


Designation : 


Designation 


(2nd ) 


Signature : 


(2nd ) 


$ 1gnature : 


Designation : 


Designation : 


Office Stamp of the Bidder / s 


# Not to be filled in by non - competitive bidders . 

Those empowered to operate on the SGL Account with PAO . 
* * Those Authorised to operate on the Current Account with DAD , RBI , 

Mumbat ( where applicable ) . 
$ Strike out whichever is not applicable . 


[ HIT - CUS 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


- 


NOTES 


( 1 ) If the applicant s signature is by thumb mark , 1t should be 
witnessed by two persons . The full names , occupations and addresses of 
the witnesses should be appended to their signatures . 


( 2 ) If the application is made in the name of a registered body , 
the undernoted documents , if not already registered at the Public Debt 
Office , should be submitted to the public Debt Office along with the 
investment amount : 


( i ) Certificate of Incorporation /Registration in original or a 

copy thereof certified as true by the issuing authority under 
his office seal. 


( 11 ) 


Certified copies of Memorandum and Articles of Association of 
the Rules and Regulations / Bye - laws of the company / body . 


( 111) 


Certified copy of resolution in favour of the person / s autho 
rised to deal in Government Securities on behalf of the 
company / body together with his / their duly attested specimen 
signature ( s ) . 


TERMS AND CONDITIONS 


1 . Treasury Bills W111 be issued for a minimum 
25 , 000 / - and in multiples thereof . 


amount of Rupees 


2 . Separate tender form should be submitted for each bid by compett 
tive bidders , 


3 . Result of the auction would be displayed at Reserve Bank of India , 
Public Accounts Department , Mumbai. 


4 . Reserve Bank of India will have the full discretion to accept or 
reject any or all the bids , both competitive and non - competitive 
etther wholly or parttally 1f deemed fit without assigning any reason . 


5 . Tenderer should check for himself the result of the auction and if 
successful, should collect the letter of acceptance of the tender from 
the Reserve Bank of Indta , Public Accounts Department , Mumbai . 


6 . In the case of accepted tenders by competitive bidders , treasury 
b1318 would be issued at the price at which it is tendered by the 
bidder in the application . 


7 . Payments by competitive bidders and provident Funds would be 
effected by debit to their Current Account with the DAD , Mumbat 19 RBI 
1s authorised to that offect or shall be made in cash at the Reserve 
Bank of India , Mumbat or Banker s pay order and the required amount 
shall be deposited with the Reserve Bank of India , Public Accounts 
Department , Mumbat on the following working day of the announcement as 
the case may be . In the case of State Governments the payment would be 
effected by debit to their account with the CAS , RBI , Nagpur . In the 
case of Nepal Rastra Bank , the payment would be applied by debit to 
their account with DAD , RBI , Calcutta . 


8 , Bills w117 be issued in the form of scrip or by credit to SGL 
account to parties which maintain such account with Reserve Bank of 
India , Public Accounts Department , Mumbai. 


1944 and 
9 . Bills are transferable in terms of the Public Debt Act , 
Public Debt Rules , 1946 insofar as the provisions thereof are applica 
1243 - 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART 1- Sec . 1 ] 


RUMULTURUL TAU 


ble to treasury 0111s 1ssued in the scrip form / SGL account . B1lls in 
scrip form are transferable by endorsement and delivery . 
10 , on expiry of their tenor , the bills would be repaid only at the 
Reserve Bank of India , Public Accounts Department , Mumbai . 


11 . The 61715 in scrip form may be presented for repayment duly 
discharged through the bankers or at the Reserve Bank of India , Public 
Accounts Depart.nent , Mumbat upto three days in advance of the date of 
maturity to facilitate timely repayment . 


NOTIFICATION 

New Delhi, 20th May, 1997 
Scheme for sale of 91 day Treasury Bils by Auction 
No. F . 2 ( 1)- W & M /97 (1) : The Government of India hereby makes the following 
an undmcrts to its Notification in the Ministry of Finance No. F . 2 ( 17 )- W & M /92 dated the 
Ist January , 1993 , as amended by its Notificarion No. F .2 ( 17 )- W & M / 92 dated the 4th July , 
1994 , relating to the Scheme for sale of 91 day Treasury Bills by Auction namely : 
In the said Notification , 


( a ) 


in paragraph 2 , for the portion " The non - competitive bids 
from state governments and eligible provident funds" , the 
following portion sha ? l be substituted , namely : " The non 
competitive bids from State Governments , olfg1ble provident 
funds and the Nepal Rastra Bank ” . 


10 paragraph 3 , after the words " in India the following 
portion shall be added , namely : " and the Nepal Rastra Bank “ , 
and for the portton " State governments and @ 11g1ble provident 
funds the following portion shall be substituted , namely: 
" State governments , oligible provident funds and the Nepal 
Rastra Bank , 


( c ) in paragraph 9 ( it ) , after the words “ Intending investors 

other than State governments “ , the following portion shall be 
added , namely : " and the Nepal Rastra Bank " and after the 
words " After notification of an auction by the Reserve Bank , 
State governments " , the following portion shall be added , 
namely : " and the Nepal Rastra Bank “ . 


By Order of the President 
J.S. Mathur , Addil. Secy: 


Printed by the Managot, Govt. of India Prote, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - 1997 


